IRANP 


RAMES 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण , 1940 ( श० ) 
26 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 716 राँची, गुरुवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- - - -- - - - - - 

अधिसूचना 
16 जुलाई , 2018 


संख्या -1/पी०-102/ 2014 का .- 5302 -- मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त ( अंकेक्षण), झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, भा . प्र. से . ( झाः2001 ) के बीमार रहने की प्राप्त सूचना के आलोक में उनकी 
अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री सतेन्द्र सिंह, भा .प्र. से . ( झाः1995), सचिव (व्यय ), योजना- सह-वित्त 
विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त ( अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 716 -- 50 


